निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 फाल्गुन 1934 ( AO ) 
पटना, बुधवार , 6 मार्च 2013 


( सं० पटना 191 ) 


विधि विभाग 


अधिसूचना 

28 फरवरी 2013 
सं0 सी0/ एल0ए0 - 9/ 2007 -1468/ जे0 — विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम , 1987 (1987 का अधिनियम 
सं0 - 39 ) के अर्न्तगत बनी बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार नियमावली , 1996 के नियम - 3 के प्रावधान द्वारा 
प्रदत्त शक्ति के अधीन बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार का पुनर्गठन निम्नांकित रूप से पत्र निर्गत की तिथि 
से किया जाता है : 
(ए ) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 

मुख्य संरक्षक 
( बी ) मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्यपाल द्वारा मनोनीत उच्च कार्यकारी अध्यक्ष 

न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश , माननीया न्यायमूर्ति 
श्रीमती टी0 मीना कुमारी 
महाधिवक्ता , बिहार 

पदेन सदस्य 
अध्यक्ष , राज्य विधिक परिषद् 

सचिव , वित्त विभाग 
( एफ ) सचिव , विधि विभाग 
( जी ) अध्यक्ष , अनु० जाति एवं अनु0 जन जाति आयोग , बिहार 
( एच ) अध्यक्ष , राज्य पिछड़ा आयोग 
( आई ) जिला विधि सेवा प्राधिकार के दो अध्यक्ष 

सदस्य 
(i) श्री अरविन्द श्रीवास्तव , सदस्य , 

जिला जज - सह - अध्यक्ष , 
जिला विधिक सेवा प्राधिकार , मुजफ्फरपुर 


सदस्य 


( जे ) 


बिहार गजट ( असाधारण ), 6 मार्च 2013 
(ii ) श्री उदय शंकर , जिला जज - सह - अध्यक्ष , 

जिला विधिक सेवा प्राधिकार , बक्सर 
अधिवक्ता संघ की एक महिला सदस्य , 
श्रीमती नीलू अग्रवाल 
एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता - श्रीमती डेजी बनर्जी 
( नारायण ) 
औद्योगिक कामगारों का एक प्रतिनिधि श्री चक्रधर प्रसाद सिंह , 
महासचिव , ऑल इंडिया फेडरेशन ट्रेड यूनियन कांग्रेस , बिहार स्टेट 
कमिटि आल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रीसिटी इम्पालाई एण्ड 
बिहार स्टेट इलेक्ट्रीक सप्लाई वर्कर्स यूनियन 
उच्च न्यायालय के विधि परिषद् का एक सदस्य 
श्री राणा प्रताप सिंह , वरीय अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय , 
पटना 
सुपर टाईम स्केल के राज्य प्रवर न्यायिक सेवा के जिला 
न्यायाधीश से अन्यून एक पदाधिकारी श्री राधा कृष्ण , बिहार 
राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना 


सदस्य सचिव 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा, 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 191-571 + 500- डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic.in 


